निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 446 ) 


9 भाद्र 1934 ( श ) 
पटना , शुक्रवार, 31 अगस्त 2012 


बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 


24 अप्रील 2012 


सं0 102 — बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, ने अपने रेजोलुशन नं0 19 (ते) दिनांक 11 . 10 . 2011 के द्वारा निर्णय लिया है 


कि अरण्डा वक्फ स्टेट सं0 482 के अन्तर्गत प्लॉट नं0 200 और 201 पर जिसका क्षेत्रफल 83 डी0 है और जो तारामंडल , पटना के 


सटे है, जो तत्काल वक्फ बोर्ड के सीधे नियंत्रण एवं प्रबन्धन में है, पर एक कामेरशीयल कॉम्प्लेक्स ( धारा 32 ( 4) वक्फ एक्ट, 1995 के 


अन्तर्गत ) का निर्माण, बिल्डर के माध्यम से कराया जाय, निर्मित क्षेत्रफल में वक्फ बोर्ड और बिल्डर दोनों की भागीदारी होगी । इस भूमि 


पर वर्तमान में अतिक्रमणकारियों का नाजायज कब्जा है । वक्फ बोर्ड को कुछ भी आमदनी नहीं है । इस विकास कार्य के पूर्ण होने पर 


वक्फ बोर्ड को सीधे तौर पर अर्थिक लाभ होगा । 


अतः धारा 5 1 (2 ) वक्फ एक्ट, 1995 के तहत इस गजट नोटिफिकेशन के द्वारा सर्वसाधारण से आपत्ति और सुझाव 


आमंत्रित किया जाता है । अगर कोई व्यक्ति आपत्ति या सुझाव देना चाहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 30 दिनों के अन्दर अपना 


सुभाव या आपत्ति दे सकते हैं । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 31 अगस्त 2012 
Name and Address 

Wakf Estate No. 


Wakf Estate No . 482 


Plot No. 200 , 201 South Tara Mandal, 
Aranda Wakf Estate, Near Kotwali 
Chowraha , Po . G .P . O . Patna 


By order, 
Sd./ Illegible, 
Chairman. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 446-571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


